निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 681 ) 


3 अग्रहायण 1933 ( श0 ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 24 नवम्बर 2011 


पथ निर्माण विभाग 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 

24 अगस्त 2011 
सं0 निग / सारा - 4 -( पथ) - आरोप – 91 / 10 - 9633 ( एस) — कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या 
2 द्वारा पथ प्रमंडल समस्तीपुर के अंतर्गत विभिन्न पथों की जाँच के पश्चात प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत 
वाजीदपुर - दलसिंहसराय - नरहन - रोसड़ा पथ एवं दलसिंहसराय - कैदराबाद - मालती पथ में बरती गयी अनियमितता 
के लिए श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता , पथ प्रमंडल समस्तीपुर , सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ 
अवर प्रमंडल संख्या 3, समस्तीपुर से विभागीय पत्रांक - 7601 ( एस ), दिनांक 05 जून 2008 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग 
की गयी । श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक शून्य , दिनांक 14 नवम्बर 2008 के विभागीय समीक्षोपरांत पाया 
गया कि उक्त पथ में प्रयुक्त ईंटों के compressive strength 88.58 kg/ cm 1s 101. 01kg/ cm है 
जिसका औसत 94.89 kg/ cm होता है जो अपेक्षित compressive strength से लगभग 5 प्रतिशत कम है । 
उक्त अनियमितता के लिए अधि0सं0 14095 (एस) सहपठित ज्ञापांक 14096 (एस), दिनांक 27 सितम्बर 2010 द्वारा 
श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल समस्तीपुर को “निन्दन ” ( आरोप वर्ष 2006 - 07) का 
दंड संसूचित किया गया । 

___ परंतु IRC/ MORTH द्वारा कार्यों की गुणवता से संबंधित निर्धारित मानदंड में अनियमितता के लिए 
निर्धारित मापदंड के अनुसार Bricks के औसत compressive strength 105 kg/ cm में 5 kg/ cm से 
अधिक कमी पाये जाने पर वृहद दंड / विभागीय कार्यवाही का प्रावधान है । 


बिहार गजट ( असाधारण), 24 नवम्बर 2011 
तदआलोक में सम्यक् विचारोपरांत सरकार द्वारा उक्त अधि0सं0 14095 (एस ) सहपठित ज्ञापांक 14096 


(एस), दिनांक 27 सितम्बर 2010 द्वारा संसूचित दंडादेश को वापस लेते ( withdraw ) हुए श्री सिंह के विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है । 
विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत की जा रही है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 681-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


